निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 भाद्र 1931 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 28 अगस्त 2009 


( सं0 पटना 452 ) 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

12 जून 2009 
सं0 सं0का0 - 2 / स्था0 - 43 / 2007 - 1901 — वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 4685 वि० 
( 2 ), दिनांक 25 जून 2003 की कंडिका - 7 एवं 339 वि0 ( 2 ), दिनांक 15 जनवरी 2004 के आलोक में विभाग के 
कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के लिए संसदीय कार्य विभाग के अधीन निम्नलिखित रूप 
से स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाता है: 


1. विभागीय प्रधान सचिव / सचिव 

अध्यक्ष 
2. उप - सचिव (स्थापना प्रभारी पदाधिकारी) या इनकी अनुपस्थिति में प्रशाखा पदाधिकारी 

सदस्य 
(स्थापना) । 
3. आंतरिक वित्तीय सलाहकार ( संसदीय कार्य विभाग ) 

सदस्य 
4. अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिनिधित्व करने वाले एक पदाधिकारी ( कार्मिक एवं - 

सदस्य 
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्राधिकृत) । 

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू माना जाएगा । 
3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधि0सं0 743 दिनांक 15 अक्तूबर 2004 को संशोधित किया जाता है । 
4. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण चन्द्र सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 452 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


